निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 591 ) 


3 अग्रहायण 1931 ( AO ) 
पटना, मंगलवार , 24 नवम्बर 2009 


सं0 3 / एम.- 28 / 2007का. — 5054 
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


संकल्प 


16 अक्तूबर 2009 
विषय — माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में सरकारी विभागों / कार्यालयों के दैनिक 

वेतनभोगियों की नियुक्तियों के वैध या अवैध , नियमित या अनियमित , विधिमान्य या अविधिमान्य होने की 
जाँच करने और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में इनके समायोजन के संबंध में निष्कर्ष 
पर आने के लिए सचिवों की तीन सदस्यीय समिति के गठन के संबंध में । 

उपर्युक्त विषयक संकल्प संख्या 1013, दिनांक 26 मार्च 2007 के तहत गठित और संकल्प संख्या 1217, 
दिनांक 10 अप्रील 2007 तथा संकल्प संख्या 2736 , दिनांक 13 अगस्त 2007 के तहत पुनर्गठित सचिवों की 
त्रिसदस्यीय समिति के अध्यक्ष का स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप उक्त समिति का पुनर्गठन निम्नरुपेण किया 
जाता है 


1. 


अध्यक्ष 


श्री दीपक कुमार , 
प्रधान सचिव , 
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना । 


सदस्य 


2. श्री रबीन्द्र पवार, 

सचिव ( संसाधन), 
वित्त विभाग, बिहार, पटना । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 24 नवम्बर 2009 


3. 


सदस्य 


श्री राजेश भूषण, 
परियोजना निदेशक, 
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् तथा सचिव , 
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार , पटना । 


आदेश आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और 

इसकी प्रति सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / प्रमण्डलीय आयुक्त /जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक 
कार्रवाई हेतु भेजी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजीव लोचन , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 591-571 + 300-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


